afhet Hof- ( 1 )- 72 


REGISTERED No. D -(D )- 72 


19119 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Jadia 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 


HT II - - 3 - - 3901 ( ii , 
PART ][ - Section 3 – Sub -section ( ). 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
- - -- - - -- 

farat, 1 * 11 , 1823 , 1976 )-T, FUT 1, 1898 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 1976 /SRAVANA I, 1898 


-- 
# 334 
No. 334 ] 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पड स्पा वो मासी हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप म रखा जा सके । 


U 


- 


- 


- 


- 


- - - 


Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

* # separate compllation 
--- --- - - 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION 

(Department of Irrigation ) 

NOLIFICATION 

Neu Delhi, the 23rd July 1976 
S . O . 492( E ). Whereas the Central Government had, by i notification under section 
4 of the Inter -State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956 ), congtituted the Krishna 
Water Disputes Tribunal to udjudicate upon the water dispute regarding inter -State river , 
Kiislina , and thu liver valley thercof vide notification of the Government of Indiu , Minis 
try of Irrigation and Power , No. S .O . 1419, dated the 10th April , 1969; 

And Whereas the said Tribunal investigated the matters referred to it and forwarded 
to the Central Government, under sub -section ( 2 ) of section 5 of the said Act, a report 
setting out the facts as found by it and giving its decision on the matters referred to it: 

And Whereas upon consideration of the said decision , the Central Government and 
the Governments of Andhra Pradesh , Karnataka and Maharashtra made references to the 
said Tribunal under sub -section ( 3 ) of bection 5 of the said Act and the Tribunal, on such 
references, forwarded to the Central Government under that sub - section a further report 
giving such cxplanations and guidance ay it deemed fit ; 

And Whereas the decision of the said Tribunal as modified by the explanation and 
guidance given in its further repoit was published by the Central Government as required 
by section 6 of the said Act, vide notification of the Government of India , Ministry of 


( 1547 ) 


1548 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3til ) 


- 


- 


- 


Agriculture und Irrigation (Department of Irrigation ), No. S.O . 384 (E ), dated the dist 
May , 1976%; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 12 of the said Act , 
the Central Government hereby dissolves the said Tribunal. 

[ No. F. 2 / 18 / 76- WD ] 
C . C . PATEL , Addl . Secy . 


कृषि और सिचाई मंत्रालय 
(सिंचाई विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1976 
का० प्रा० 492( अ ). - - केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम , 1956 
( 1956 का 33 ) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा, अन्तर्राज्यिक नवी कृष्णा और उसकी नदी 
घाटी की बाबत जल विवाद का अधिनिर्णय करने के लिए, भारत सरकार के कृषि और विद्युत मंत्रालय 
की अधिसूचना स० का० मा . 1419, तारीख 10 अप्रैल , 1969 के अनुमार , कृष्णा जल विवाद 
अधिकरण का गठन किया था ; 

और उक्त प्रधिकरण ने उसे निर्दिष्ट विषयों के संबंध मे अन्वेषण किया था तथा अपनी एक 
रिपोर्ट , उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की 
थी जिसमें वे तथ्य वणित हैं जो उसके समक्ष पाए थे और जिसमें उसे निर्दिष्ट विषयों पर उसका 
विनिश्चय दिया गया है ; 

और उक्त विनिश्चय पर विचार करके , केन्द्रीय सरकार तथा आन्ध्र प्रदेश , कर्नाटक और 
महाराष्ट्र की सरकारों ने , उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्गत , उक्त अधिकरण 
को कतिपय विषय निर्दिष्ट किए थे और इस प्रकार निदिष्ट विषयों पर अधिकरण ने केन्द्रीय सरकार 
को उक्त उपधारा के अधीन एक और रिपोट अग्रेषित की है जिम में ऐसे स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन 
दिए गए हैं जो उसने ठीक समझे है ; 

और उक्त प्राधिकरण की अपर रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरणों और मार्गदर्शन द्वारा यथा 
उपान्तरित , अधिकरण के विनिश्चय को केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की अपेक्षा 
नुमार , भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मनालय (सिंचाई विभाग ) की अधिसूचना सं० का 
मा0 384 ( अ ) , तारीख 31 मई, 1976 के अन्तर्गत प्रकाशित कर दिया था ; 

अत , अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, एतदद्वारा उक्त अधिकरण को विघटित करती है । 

[ सं० फा० 2/ 18/ 76- डब्ल्यू० डी० ] 

प० छो० पटल , अपर सचिव । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुझणालय , मिन्दो रोड, मई दिल्ली द्वारा 

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976 


